रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


TARATHI 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section(i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Di THCIA 


. . .. .. ." 


. 


___ . 


सं . 207 ] 
No. 2071 


नई दिल्ली, शुक्रवार , अप्रैल 7 , 2000 / चैत्र 18, 1922 
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7 , 2000 /CHAITRA 18 , 1922 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2000 

सं. 33 / 2000 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( गै.टै. ) . 
सा . का.नि . 324 ( अ ). - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 52 क क के 
उपनियम ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे विहित करता है जो कि उक्त उप -नियम ( 4 ) के अंतर्गत किसी 
पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बीजक में होंगे, अर्थात् :-- 

(i ) नीचेदिए गए उपाबंध में उल्लिखित विशिष्टियां ; 
( ii ) बीजक के रंग उसकी मूल , दूसरी प्रति, तीसरी प्रति , और चौथी प्रति के लिए क्रमशः सफेद, गुलाबो, पीला और हरा होंगे ; 
( iii ) बीजक पुस्तिका की प्रथम और अंतिम प्रति को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारिता वाले रेंज अधीक्षक द्वारा पूर्व अधिप्रमाणित 

कराया जाएगा । 

परन्तु कम्प्यूटर पर तैयार बीजक को पूर्व अधिप्रमाणित नहीं कराया जाएगा ; 
( iv ) बीजक पूर्व मुद्रित होगा जिसमें बीजक जारी करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम , पता और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण 

संख्या, उस रेंज/ खंड/कलक्टरी का नाम जिसकी अधिकारिता में ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है और आयकर और विक्रय कर 
रजिस्ट्रीकरण संख्या होंगे । 

उपबंध 
नियम 57 क के अधीन बीजक जारी करने के लिए प्रोफार्मा 

बीजक सं . 
1. ( क ) बीजक जारी करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम और पता 
___ ( ख ) (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या : 


1040 GI/ 2000 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i)] 


बीजक सं. 


.. 


.. 


. 
. 


. 
. 


.. 


.. 


.. 


.. 


. 
. 


. 
. 


.. 


.. 


.. 


. 
. 


.. 


.. 


( 1क ) आर जी 23 डी में प्रविष्टि और पृष्ठ सं . 
(ii ) विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या : 

( iii ) स्थायी आयकर सं . और जी . आई. आर. संख्या यदि कोई हो 
( ग) ( i ) रेंज का पूरा डाक पता : 

( ii ) खंड और आयुक्तालय का नाम 
( घ ) माल का वर्णन 
( ङ ) पहचान चिह्न और संख्यांक 
( च ) मात्रा ( सं./ वजन/ मीटर/ लीटर ) 
( छ) रुपयों में मूल्य ( शब्दों और अंकों दोनों में ) 
( ज ) (i ) शुल्क की दर 

( ii ) प्रति यूनिट शुल्क की रकम 
( iii ) मात्रा में अंतर्ग्रस्त शुल्क की रकम 

[ शब्दों और अंकों में क्रम सं. 1 ( छ ) ]] 
( झ ) बीजक जारी करने की तारीख और समय 
( अ ) माल को हटाने की तारीख और समय 

( ट ) परिवहन का प्रकार और यान सं . 
2. ( i) परेपिती का नाम और पता 

( ii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं . 

(iii ) रेंज/डिवीजन / आयुक्तालय का नाम 
3. क्रेता का नाम और पता यदि वह परेषिती नहीं है 
4. ( क )(i ) ऐसे माल के प्रदायकर्ता का , यदि वह विनिर्माता / आयातकर्ता नहीं है ; 

नाम और पता 
( ii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं . 

( iii ) रेंज का पूरा डाक पता 
( ख ) बीजक सं. 
( ग ) ऊपर ( ख ) पर बीजक के तत्स्थानी आर . जी . 23 छ में 

प्रविष्टि और पृष्ठ संख्या 
5 . ( क ) (i ) विनिर्माता/ आयातकर्ता का नाम और पता 

( ii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं . 
( iii ) रेंज का पूरा डाक पता 

( iv ) डिवीजन और आयुक्तालय का नाम 
( ख ) बीजक सं./प्रवेश पत्र सं . 
( ग ) ( माल का वर्णन , टैरिफ वर्गीकरण और उपशीर्ष सं. ) 
( घ ) पहचान चिह्न और संख्यांक 
( ङ) मात्रा ( सं./वजन / लीटर/ मीटर ) 
( च ) रुपयों में निर्धारणीय मूल्य ( शब्दों और अंकों में ) 
( छ ) (1 ) शुल्क की दर 

(ii ) प्रति यूनिट शुल्क की रकम 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


[ भाग 11 - खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii ) संदत्त शुल्क की रकम ( शब्दों और अंकों दोनों में ) 

प्रमाण - पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि इस बीजक के अंतर्गत आने वाला माल : 
( क ) हमारे द्वारा सीधे ही आयात किया गया अथवा मैसर्स 
( नाम एवं पूरा पता ) जिन्होंने उक्त माल को आयात किया , से सीधे ही प्राप्त किया गया । 
( ख ) कारखाना/ डिपो / परेषण एजेन्ट/ मैसर्स के प्राधिकृत परिसरों ( नाम एवं पूरा पता ) के प्राधिकृत परिसरों से सीधे ही प्राप्त किया 


गया, अथवा 


( ग ) 


मैसर्स 
से प्राप्त जो कि मैसर्स 
प्रथम स्तर के डीलर हैं । 


( नाम एवं पूरा पता ) 
( नाम एवं पूरा पता ) के 


स्थान : 
तारीख : 

पंजीकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 

( कंपनी/ फर्म की सील / स्टैम्प सहित नाम और पदनाम ) 
जो लागू नहीं है उसे काट दिया जाए । 

टिप्पण : क्रम सं . 1 ( ङ ), ( ज ), 2 ( ट ) में उल्लिखित विशिष्टियां, यदि बीजक आरी करने के समय तैयार नहीं हैं , माल के प्रेषण के समय 
पर गोदाम से भरी जा सकेंगी । 

[ फा . सं. 267/ 23 / 2000 - फन्द्रीय उत्पाद शुल्क -8 ] 

एस. के . सिन्हा, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
( Central Board of Direct Taxes) 

NOTIFICATION 
___ New Delhi, the 7th April, 2000 
No. 33 / 2000 - Central Excise ( Non- Tariff ) 


G . S. R . 324 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub-rule ( 4 ) of rule 52AA of the Central 
Excise Rules , 1944 the Central Board of Excise and Customs hereby specifies the following details 
which an invoice issued by a registered person under said sub -rule (4 ) shall contain , namely : 


( i) 


particulars mentioned in the Annexure given below ; 


(ii ) 


colours of the invoice shall be white , pink, yellow and green, respectively , for original , 
duplicate , triplicate and quadruplicate copies thereof ; 


(iii ) 


first and last copy of the invoice book shall be pre - authenticated by the jurisdictional Range 
Superintendent of Central Excise : 
Provided that the invoice generated on computer shall not be pre-authenticated ; 


( iv ) 


the invoice shall be pre -printed , containing name, address and Central Excise registration 
number of the registered person issuing the invoice , name of the Range or Division or 
Commissionerate in whose jurisdiction such person is registered , and the Income-tax and 
Sales- tax registration number. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


_ _ [PAR 


(Part II -- - SEC. 3 (i ) ] 


ANNEXURE 


PROFORMA FOR ISSUE OF INVOICE UNDER RULE 57AE 


Invoice No. 


: 


1. (a ) Name and address of registered person issuing the invoice . 
(b )(i) Central Excise Registration No. 

[( ia ) Entry & Page No. in RG -23D ) 
( ii ) Sales Tax Registration No. 
( iii ) Permanent Income-tax No. and GIR No., if any . 
(c ) (i) Full postal address of Range 

(ü ) Name of Division and Commissionerate 
(d ) Description of goods 
( e ) Identification marks and number 

Quantity 

(Nos./Weight/Litre /Metre ) 
( g ) Value in Rupees ( in words and figures) 
(h ) (i) Rate of duty 

(ii) Amount of duty per unit 
( iii ) Amount of duty involved in the quantity at ( Serial No. 1 (f) 

in words and figures ] 
(i) Date and time of issue of invoice 
(1) Date and time of removal of goods 
( k ) Mode of transport and vehicle No . 


: 


- 


1 


2 . (a ) (i ) Name and address of the Consignee 

( ii ) Central Excise Registration No. 
( iii ) Name of Range /Division /Commissionerate 


3. 


Name and address of the buyer, if he is not consignee 


. 
. 
. 


.. 


4 , (a ) ( ) Name and address of the supplier of goods if he is not 

manufacturer / importer 
( ii ) Central Excise Registration No . 
( iii ) Full Postal address of Range 
(b ) Invoice No. 
(C ) Entry and page No. in RG -23D corresponding to invoice 

at ( b ) above . 


... 
. 


. 
. 


.. 
. 
... 
. 
.. 


.. 


5.(a )(i) Name and address ofmanufacturer/ importer 

( i ) Central Excise Registration No. 
( iii ) Full postal address of Range 

( iv ) Name of Division and Commissionerate 
(b ) Invoice No./Bill of Entry No. 
(c ) [Description of goods, tariff classification and 

sub - heading No.] 
Identification marks and numbers 
Quantity 
(Nos./Weight/Litre / 

Metre ) 
(f) Assessable value in Rupees ( in words and figures) 
(g ) (i) Rate of duty 

(ü ) Amount of duty per unit 
( iii ) Amount of duty paid (both in words and figures ) 


.... 


. 
. 
..... 
. 


[ 4T1 - gus 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


CERTIFICATE 


Certified that the goods covered under this invoice were : 


(a) 


imported directly by us or received directly from Ms. 
(name and full address) who have imported the said goods. 
received directly from the factory/depot/ consignment agent/authorised premises of M /s . 

(name and full address); or 
received from M /s. 

(name and full address ) who 
are the first stage dealer of M / s. 

(name and full address ) 


Place : 


Date : 


Signature of Registered Person 
(Name and designation with company/ firm s seal/stamp) 


* strike out whichever is not applicable. 


Note : The particulars mentioned in Sl.No. 1 (e ), ( ) , 2 (k ), if not known at the time of issue of invoice 
may be filled at the time of despatch of the goods from the godown. 


[F.No. 267/23 /2000 -CX . 8 ] 
S . K . SINHA , Under . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


